PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC . 4 , 2007 (AGHN . 13 , 1929 SAKA ) 


1031 


पुरातत्व तथा संग्राहलय विभाग 


, 


दिनांक 27 नवम्बर, 2007 
संख्या 12/ 161-99- पुरा/ 2234. - पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 
( 1964 का पंजाब अधिनियम 20 ), की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार , पुरातत्व तथा 
संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 12/ 161-99- पुरा/ 590 , दिनांक 26 मार्च, 2007 , के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , 
नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारकों के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 
2, 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं । 

अनुसूची 
प्राचीन तथा पुरातत्वीय गांव/ तहसील 

राजस्व खसरा क्षेत्र जिसको स्वामित्व 
ऐतिहासिक स्थलों/ 

तथा जिला 

संख्या जिसको संरक्षित किया 
संस्मारक अवशेष का नाम संरक्षण में 

जाना है 
लिया जाना 
है 


विशेष कथन 


का नाम 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


नाहन कोठी, 
पंचकूला 


प्राचीन स्मारक गांव रैली , 16/28 का 
नाहन कोठी , 

सैक्टर 12 / ए , भाग 
पंचकूला 

पंचकूला 


1960 वर्ग 
मीटर 


पंचकूला 


प्रांतीय सरकार सिरमौर के राजा फतेह सिंह के दो पुत्रों 
शहरी सम्पदा, द्वारा वर्ष 1857-63 ई० में इस ऐतिहासिक 

भवन का निर्माण करवाया गया था । यह 
भवन भारतीय-ब्रिटिश वास्तुकला जोन का 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 


डा ० हरबख्श सिंह, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग । 
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 

The 27th November, 2007 
No. 12/161-99- Pura/ 2234. - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 3) of Section 4 of the Punjab 
Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 ( Punjab Act 20 of 1964), and with 
reference to Haryana Government, Archaeological and Museums Department, Notification No. 12 /161-99 - Pura/590 , 
dated the 26th March , 2007 , the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical monuments specified 
in column 1 of the Schedule given below to be protected monuments and archaeological sites and remains specified in 
columns 2,4 and 5 and of said Schedule to be protected area : 

Schedule 


Remarks 


Name of 
ancient 
and 
historical 
monument 


Name of 
archaeolo 
gical site ! 
remains 


Name of 
Village , 
Tehsil and 
District 


Area which Ownership 
is to be 
Protected 


--- 


Revenue 
Khasra 
Number 
to be 
included 
under 
Protection 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Nahan Kothi, Ancient 
Panchkula monument 

Nahan 
Kothi, 
Panchkula 


Village 

Part of 
Railly , 16/28 
Sector 12 - A , 

12-A, 
Panchkula 


1960 Squire Provincial This historical building was built 
Metre Government by to sons of Raja Fateh Singh of 

Urban Sirmor State in 1857-63 A.D. This 
Estate , is the best example of Indo 
Panchkula British Architecture in this zone. 


DR . HARBAKHSH SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Archaeology and Museums Department. 


